रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


SIL 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जुलाई 11 , 2019 / आषाढ़ 20 , 1941 
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 11 , 2019 /ASHADHA 20 , 1941 


सं . 2259] 
No . 2259 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 11 जुलाई, 2019 
का . आ . 2485 ( अ ). केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ ., जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खण्ड 3, उप - खंड (ii) में 
प्रकाशित की गई थी , द्वारा असम राज्य के नागाओं जिले में NH37 & NH37A के क्रमश कि . मी . 278.58 ( उरईगाँव जंक्शन 
पॉइंट ) से कि . मी . 315. 315 ( कलिएबोर तिनिअलि ) और कि . मी . 0. 000 से 9. 280 ( कलिएबोर तिनिअलि - कलिएभोमरा 
ब्रिज) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा करने | चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस 
अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 23 फरवरी , 2019 को 
" द असम ट्रिब्यून " और " दैनिक अग्रदूत " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


3556 GI/2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


और अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
असम राज्य के नागाओंजिले में NH37 & NH37A के क्रमश कि . मी . 278.58 ( उरईगाँव जंक्शन पॉइंट ) से कि . मी . 315.315 
( कलिएबोर तिनिअलि ) और कि . मी . 0.000 से 9. 280 ( कलिएबोर तिनिअलि -कलिएभोमरा ब्रिज) तक के लिए अर्जन की जाने 

वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 
राज्य का नाम : असम 

जिले का नाम: नागाओं 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति भूमि का भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
संख्या 

क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 
2 


तालुक का नाम : कालिएबोर 


गांव का नाम : नालटोली 


1024 / PP - 


निजी 


रेजिडेंशियल 


|| 0.013 


1. मिस रीना अख्तर बेटी बुरहान उद्दीन 
( डेग नो १०२४ / पप ३२८ ) 


328 


तालुक का नाम : सामगुरी 


गांव का नाम : अमोनी 


198 / PP - 


198/ PP- part 


निजी 


e 


ट्रेड साइट 


ante 


|| 0. 027 


10.027 


नाजरीन अख्तर हुसैन पति रकीबुल हुसैन 
( डेग नो १९८ / पप - ७६ ) 


76 


गांव का नाम : गटांगा 


|| 2 


|| 346 / PP - 4 ||निजी 


रेजिडेंशियल 


0. 016 


श्री प्रफुल्ल डेका , पुत्र श्री जुमेस्वर डेका , 
गनमई सैकिया , पत्नी तिलोक सैकिया , 
बादल चन्द्र हजारिका, नरेन नाथ हजारिका 
पुत्र अंबिका हजारिका, धरणीधर शत्रु पुत्र 
महेश्वर । बसंत कुमार साइकिया पुत्र 
बंसीधर, मोमेस्वर भुइयन पुत्र मुहीराम , 
लीलाधर भुइयां पुत्र नुमल , कनक च। बोरा 
पुत्र मुहीराम, सुदांसु दास पुत्र नरेन दास , 
बकुल बोरा पुत्र जिबोन बोरा , भोला गुप्ता 
पुत्र सुधीर, सिभास चंद्र दास पुत्र मुनींद्र , 
कृष्ण कांता सरमा पुत्र खगेंद्र सरमा , 
निरंजन , निर्मल , संजीब पुत्र जतिंद्र | श्री 
प्रफुल्ल डेका , पुत्र श्री जुमेश्वर डेका , गुनमई 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सैकिया , पत्नी तिलोक सैकिया 
( डेग नो ३४६ / पप - ४ ) 


गांव का नाम: हैबोरगाओं 


258 / PP - 


निजी 


| एग्रीकल्चर 


0. 006 


75 


श्री भोगराम हजारिका पुत्र दुर्गेश्वर 
हजारिका, दिलीप हजारिका, पुलिन 
हजारिका, तरुण हजारिका, रेबोट 
हजारिका , जीतुमोनी हजारिका, पुत्र 
खरगेश्वर हजारिका , आलोक हजारिका 
पत्नी खड़ेश्वर हजारिका / श्री जीतुमोनी 
हजारिका, पुत्र खरगेश्वर हजारिका, आलोक 
हजारिका पत्नी खरगेश्वर हजारिका 
( डेग नो २५८ / पप- ७५ ) 
१. श्री कनक चंद्र सैकिया २. श्री गोकुल चंद्र 
सैकिया पुत्र फताई ३. श्री गोपाल चंद्र नाथ 
पुत्र लखीराम ४. श्री रमेश सैकिया ५. श्री 
गकुल सैकिया पुत्र पूर्णकांता / श्री महेंद्र 
शर्मा S श्री हरिराम बोरा पुत्र पुनिराम Sri 
श्री भोलाराम नाथ पुत्र लखीराम ९. श्री 
दिम्बेश्वर सैकिया पुत्र दिलु राम / 1. कनक 
चंद्र सैकिया पुत्र पेटिक / हलीराम बोरा पुत्र 
पुनीराम / गकुल सैकिया पुत्र सतानी 
( डेग नो ७१ / पप - २० ) 


4 


71 / PP - 20 निजी 


| एग्रीकल्चर 


0. 004 


गांव का नाम : मिकिरहाट 


1430 / PP . 


निजी 


रेजिडेंशियल 


0. 02 


1. श्री ग्रिश बरुआ 2. श्री हेमू बरुआ 3. श्री 
निलोमोनी बरुआ पुत्र खरितकांता 4. श्री 
पारुल बरुआ पत्नी सुरेन / 1 श्री पारुल 
बरुआ, पत्नी सुरेन 
( डेग नो १४३० / पप - ५०६ ) 


506 


गांव का नाम: मिस्सा 


161 / PP - 
133 


निजी 


रेजिडेंशियल || 0 .027 


परिमल बनिक पुत्र सत्यचरण , मृणाल क्र । 
हजारिका पुत्र भूमिधर 
( डेग नो १६१ / पप - १३३ ) 


164 / PP . 
133 


निजी 


रेजिडेंशियल 


0 . 071 


परिमल बानिक पुत्र सत्यचरण , मृणाल क्र । 
हजारिका पुत्र भूमिधर 
( डेग नो १६४ / पप - १३३ ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(ii)] | 


8 


774 / PP - 
188 


निजी 


ट्रेड साइट 


| 0 . 012 


रेल मुरा पत्नी मनु मुरा, भरोती मुरा, 
बिशाल मुरा , बादल मुरा , राम मूरा पुत्र 
मनु मुरा , फगुदास मूरा पुत्र जलधा, बिरसा 
मुरा , टुटा मुरा , बुधुआ मुरा , सुखु मुरा , 
लाइट मुरा, जितेन मुरा पुत्र दुर्गा , अमर 
दत्ता पुत्र सहदेव दत्ता 
( डेग नो ७७४ / पप - ८८ ) 
कृष्णपाद बोरा पुत्र हरिपद बोरा, जगत चंद्र 
मेधी पुत्र उपेंद्र | श्रीमती मीनू बोरा पत्नी 
स्वर्गीय कृष्णपद बोरा, जगत चंद्र मेधी पुत्र 


905 / PP - 


निजी 


रेजिडेंशियल 


0. 121 


334 


उपेंद्र 


( डेग नो ९०५ / पप - ३३४ ) 


कुल 


0.317 


[ फा . सं . 1321/3A/3D] 
राजेश गुप्ता, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 11th July, 2019 


S . O . 2485 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section ( ii ) issued under sub 
section (1 ) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the 
CentralGovernment declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for 
building (widening /four-laning , etc .), required for building (widening /two lane with paved shoulder/four laning etc .,), 
maintenance , management and operation of NH37 & NH37A in the stretch of land from Km 278 . 580 (Uriagaon Junction 
point ) to Km 315 . 315 ( KaliaborTiniali ) and from Km 0 . 000 to Km. 9 . 280 ( KaliaborTiniali- Kaliabhomora Bridge) 
respectively in the district of NAGAON in the State of ASSAM . 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ THE ASSAM TRIBUNE” and 
“ DAINIK AGRADOOT” both dated 23rd. February 2019 ; under sub -section (3 ) of section 3A of the said Act ; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent 
Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred 
by the sub -section (1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the 
said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further , in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances. 


[ TT II - OUS 3 (ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the NH37 & NH37A in the stretch of 
land from Km 278 .580 (Uriagaon Junction point) to Km . 315 .315 (Kaliabor Tiniali) and from Km . 0.000 to Km . 9 .280 

(Kaliabor Tiniali - Kaliabhomora Bridge ) respectively in the district of NAGAON in the State of ASSAM 


State : ASSAM 


District: NAGAON 
Type of Land Nature of Land 


Survey 
Number 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner /Interested 

Person 
Part Survey No. 


6 


Taluk : Kaliabor 
Village : Naltoli 


| 1024 / PP - 328 || Private 


Residential 


10 .013 


1 . Miss Rehena Akhtar D / O Burhan 
Uddin 
|Dag no - 1024 / PP 328 


Taluk : Samaguri 
Village : Amoni 


198 / PP - 76 


Private 


Trade site 


||0 .027 


Nazrin Akhtar Hussain W / o Rakibul 
Hussain 
Dag no 198 / PP - 76 


Village : Gatanga 


2 


346 / PP - 4 


Private 


||Residential 


0.016 


Sri Prafulla Deka, S / o Sri Jumeswar 
Deka , Gunamai Saikia , W /o Tilok 
Saikia , Badal Ch. Hazarika, Naren Nath 
Hazarika S /O Ambika Hazarika, 
Dhandidhar Sut S /O Maheswar . Basanta 
kr. Saikia s/o Bansidhar , Momeswar 
Bhuyan S /o Muhiram , Liladhar Bhuyan 
S /o Numal , Kanak Ch . Bora Slo 
Muhiram ,Sudansu Das S / o Naren 
Das,Bakul Bora S /o Jibon Bora, Bhola 
Gupta S /o Sudhir,Sibhas Ch . Das S / o 
Munindra Krishna Kanta Sarma S / o 
Khagendra Sarma, Niranjan , 
Nirmal,Sanjib S /o Jatindra / Sri Prafulla 
Deka , S /o Sri Jumeswar Deka, Gunamai 
Saikia , W /o Tilok Saikia 
Dag no 346 / PP - 4 


Village: Haiborgaon 


3 


||258 / PP - 75 


Private 


Agriculture 


0 .006 


Sri Bhogram Hazarika S /o Durgeswar 
Hazarika, Dilip Hazarika , Pulin 
Hazarika , Tarun Hazarika, Rebot 
Hazarika , Jitumoni Hazarika , S / o 
Khargeswar Hazarika , Aloka Hazarika 
W / o Khargeswar Hazarika / Sri Jitumoni 
Hazarika , S / o Khargeswar Hazarika , 
Aloka Hazarika W /o Khargeswar 
Hazarika 
Dag no 258 / PP - 75 
1. Sri Kanak Ch Saikia 2 . SriGakul Ch. 
Saikia S /O Fatai 3 . Sri Gopal Ch . Nath 
S / O Lakhiram 4 . Sri Ramesh saikia 5 . Sri 
Gakul Saikia S /O Purnakanta 6 . Sri 
Mahendra Sharma 7. Sri Haliram Bora 


||71 / PP - 20 


||Private 


Agriculture 


| 0 .004 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3( ii )] 


S / O Puniram 8 . Sri Bholaram Nath S / O 
Lakhiram 9 . Sri Dimbeswar Saikia S / O 
Dilu Ram / 1. Kanak Ch saikia S /O 
Patik /Haliram Borah S /o Puniram /Gakul 
saikia S /o Satani 
Dag no 71 / PP - 20 


Village: Mikirhat 


1430 / PP - 506 


Private 


Residential 


0 .02 


1 . Sri Grish Baruah 2 . Sri Hemo Baruah 
3 . Sri Nilomoni Baruah S /O Khritakanta 
4 . Sri Parul Baruah W /O Suren / 1 . Sri 
Parul Baruah , W /O Suren 
Dag no 1430 / PP - 506 


Village : Missa 


|| 161 / PP - 133 


Private 


Residential 


0.027 


Parimal Banik S / o Satyacharan ,Mrinal 
Kr. Hazarika S /o Bhumidhar 
Dag no 161 / PP - 133 


164 / PP - 133 


Private 


Residential 


10 .071 


8 


1774 / PP - 88 


| Private 


Trade Site 


0 .012 


Parimal Banik S / o Satyacharan , Mrinal 
Kr. Hazarika S / o Bhumidhar 
Dag no 164 / PP - 133 
Rail Mura W / o Manu Mura ,Bharoti 
Mura , Bishal Mura ,Badal Mura,Ram 
Mura S / o Manu Mura , FaguDas Mura 
S / o Jaladha, Birsa Mura , Tuta Mura , 
Budhua Mura , Sukhu Mura , Lite Mura , 
„ Jiten Mura S / O Durga , Amar Dutta S /o 
Sahadeb Dutta 
Dag no 774 / PP - 88 
Krishnapad Bora S /o Haripad Bora, Jagat 
Ch. Medhi S /o Upendra / Mrs . Minu 
Bora W /o Late Krishnapad Bora, Jagat 
Ch . Medhi S / o Upendra 
Dag no 905 / PP - 334 


19905 / PP - 334 || Private 


Residential 


10 . 121 


TOTAL 


0.317 


[F . No. 1321/ 3A /3D ] 
RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

MANOJ 
KUMAR VERMA Date : 2019.07.12 


Digitally signed by 
MANOJ KUMAR VERMA 


22 :05 :25 + 05 30 


